रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


- 


सं . 4151 ] 
No. 4151 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सत्यमेव जयते 

का 


सी.जी. डी . एल . - अ . - 30102021-230837 


- 


CG - DL - E - 30102021-230837 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


नई दिल्ली , शुक्रवार , अक्तूबर 29 , 2021 / कार्तिक 7 , 1943 

NEW DELHI , FRIDAY , OCTOBER 29 , 2021 / KARTIKA 7 , 1943 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 29 अक्तूबर , 2021 


का . आ . 4512 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमे इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय , सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का . आ . 3570 ( अ ) तारीख 2 सितंबर , 
2021 जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खण्ड -3 उपखण्ड ( ii ) मे प्रकाशित की गयी थी , द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 ई के किमी . 127 + 700 से किमी . 165 + 000 तक ( सीधी - सिंगरौली ) तक के भूखण्ड के निर्माण 
( चौड़ीकरण / चारलेन मय पेव्ड शोल्डर तक बनाने , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना 
से उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी , 


और उक्त अधिसूचना का सार अधिनियम की धारा 3 क की उप धारा ( 3 ) के अधीन " दैनिक भास्कर एवं पत्रिका " 
दिनांक 8 सितंबर , 2021 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अनुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 - घ की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण मे , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

6267 GI / 2021 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 - घ की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2 


के 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण मे यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 ई के किमी . 127 + 700 से किमी . 165 + 000 ( सीधी - सिंगरौली 
खण्ड ) के भूखण्ड मे पड़ने वाली संरचना के साथ अथवा संरचना के बगैर अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त 

विवरण । 


राज्य का नाम : मध्य प्रदेश 

क्रमिक 

सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


2 


3 


1 


2 


| तालुक का नाम : देवसर 

गांव का नाम : बरैनिया 


424/2/1 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


425/1/1 


425/1/2 


भूमि का प्रकार 


3 


जिले का नाम : सिंगरौली 

भूमि की प्रकृति 


निजी ( छोटा भू 
खण्ड ) 


| निजी ( छोटा भू 
खण्ड ) 


| निजी ( छोटा 
भूखण्ड ) 


4 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


0.005 


0.005 


0.007 


5 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


| रामनरेश पिता रामस्वरूप 1/3 , रामसिया 
पिता रामस्वरूप 1/3 , सुनीता देवी बेवा 
शंकरलाल 1/12 , सुरेन्द्र / केसरी पिता 

शंकरलाल गुप्ता 1 / 12 , पूजा केसरी पिता 
शंकरलाल गुप्ता 1/12 , खुशबू केसरी पिता 
शंकरलाल गुप्ता 1/12 

( 424/2/1 ) 


| पवन कुमार पिता भोलानाथ केशरवानी 

( 425/1/1 ) 


विद्या बेवा विमल कुमार 1/6 , संस्कार 
नाबालिक पिता विमल कुमार संरक्षक माता 
| विद्या 1/6 , खुशी नाबालिक पिता विमल 
कुमार संरक्षक माता विद्या 1/6 , प्राची 
नाबालिक पिता विमल कुमार गुप्ता संरक्षक 
माता विद्या 1/6 , पलक नाबालिक पिता 


| विमल कुमार संरक्षक माता विद्या 1/6 , 

अनन्या नाबालिक पिता विमल कुमार संरक्षक 

| माता विद्या 1/6 

( 425/1/2 ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


4 


5 


6 


7 


8 


गांव का नाम : डगा 


103/1/1 


104/1 


107/1 


91/2178 


93/1/1/2 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी ( छोटा भू 
खण्ड ) 


| निजी ( छोटा भू 
खण्ड ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


0.04 


0.056 


0.028 


0.024 


0.008 


लल्लू सिंह पिता शिवलोचन सिंह 4/77 

| सोनमा पुत्री शिवलोचन सिंह 22/77 लल्ली 
| सिंह पुत्री शिलोचन सिंह 22/77 दशरथ सिंह 
| पिता शिवलोचन सिंह 23/77 सावित्री बेबा 
रामपाल सिंह 1/77 शिवम पिता रामपाल 
सिंह 1/77 शुभम पिता रामपाल सिंह 1/77 
| शिवानी पिता रामपाल सिंह 1/77 सोनम 
पिता रामपाल सिंह 1/77 सुमन पुत्री 
रामपाल सिंह 1/77 

( 103/1/1/1/1 ) 

रामराज सिंह पिता शिवलोचन सिंह 
26/251 लल्लू सिंह पिता शिवलोचन सिंह 
9/251 दशरथ सिंह पिता शिवलोचन सिंह 
9/251 सोनमा पिता शिवलोचन सिंह 
36/251 लल्ली पिता शिवलोचन सिंह 
36/251 कौशिल्या देवी पत्नी / शिवलोचन 
सिंह 35/251 श्रवण कुमार पिता 

जयरामदास गुप्ता 40/251 पार्वती देवी पिता 

जयरामदास 40/251 मन्जू रजक पत्नी सुनील 
कुमार रजक 20/251 

( 104/1 ) 


3 


| रामराज सिंह 1/7 लल्लू सिंह 1/7 दशरथ 

सिंह 1/7 सोनमा 1/7 लल्ली 1/7 पिता 

| शिवलोचन सिंह कौशिल्या देवी पत्नी 

शिवलोचन सिंह 1/7 सावित्री बेबा रामपाल 
सिंह 1/42 शिवम 1/42 शुभम 1/42 


| शिवानी 1/42 सोनम 1/42 सुमन 1/42 
| पिता रामपाल सिंह 

( 107/1 ) 


| रामराज सिंह 1/7 लल्लूु सिंह 1/7 दशरथ 
सिंह 1/7 सोनमा 1/42 लल्ली 1/7 पिता 

| शिवलोचन सिंह कौशिल्या देवी पत्नी 

शिवलोचन सिंह 1/7 सावित्री बेबा रामपाल 

सिंह 1/42 शिवम 1 / 42 शुभम 1 / 42 

शिवानी 1/42 सोनम 1/7 सुमन 1/42 पिता 
रामपाल सिंह 

( 91/2178/1 ) 


मीरा देवी पति बनवारी लाल गुप्ता 
( 93/1/1/2 ) 


4 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


93/1/4/2 


93/1/4/3 


| निजी ( छोटा भू 

खण्ड ) 

गांव का नाम : जियावन 


100/1/2 


606 


606 


606 


156 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी ( छोटा भू 
खण्ड ) 


7 


8/1/2 


निजी ( छोटा भू 

खण्ड ) 


निजी 


गांव का नाम : कोहराखोह 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : साझार 


| निजी ( छोटा भू 

खण्ड ) 


निजी 


निजी 


असिंचित 


असिंचित 


| सिंचित 


| सिंचित 


| सिंचित 


| सिंचित 


असिंचित 


असिंचित 


| सिंचित 


0.004 


0.004 


0.005 


0.048 


0.023 


0.023 


0.004 


0.011 


0.052 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


| सूर्यनारायण पिता बनवारीलाल गुप्ता 

( 93/1/4/2 ) 


सत्यनारायण पिता बनवारीलाल गुप्ता 
( 93/1/4/3 ) 


प्रशान्त कुमार पिता चन्द्रमौल पाण्डेय 
( 100/1/2 ) 


कृष्णवकेशवराम पिता रामसुमनराम 1/4 

बृजनन्दन प्रसाद पिता हरिगोविन्द 1/4 

बृजकिशोर पिता हरिगोविन्द 1/4 पार्वती 
बेबा हरिगोविन्दि 1/4 

( 606/2 ) 


फुलबन्ती बेबा बिहारीलाल केवट 1 / 18 
सूर्यलाल पुत्र ददैला केवट 1/3 मु ० रमकलिया 
बेबा ददैला 1/3 अर्जुन पिता बिहारीलाल 
केवट 1/18 रमेश पिता बिहारी लाल केवट 
1/18 दिनेश पिता बिहारी लाल केवट 1/18 
शंकर पिता बिहारी लाल केवट 1/18 
बृजमोहन पिता बिहारी लाल केवट 1/18 
( 606/4 ) 


बिहारीदास नारायणदास भगवानदास 
गोपालदास जगदीश प्रसाद राकेश कुमार 
| पिता बल्देव जाति बानी 
( 606/7 ) 


अनामिका पति ज्ञानेन्द्र सिंह 

( 156/2 ) 


मोहन लाल पिता छोटकउ लोहार 
( 7 ) 


मु . केशमती बेवा रामपाल 1/4 , पूजा 
नाबालिक संरक्षक पिता गुलाब संरक्षक नानी 
केश्मती पति रामपाल लोहार 1/12 राकेश 
नाबालिक पिता गुलाब संरक्षक नानी 
केशमती पति रामपाल 1/12 मनीष 
नाबालिक पिता गुलाब संरक्षक नानी 
केशमती पति रामपाल 1/12 संजय कुमार 
पिता रामपाल लोहार 1/4 , सच्चिदानंद पिता 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


State : MADHYA PRADESH 

Sr. 

No. 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 29th October , 2021 

S.O. 4512 ( E ) .— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , number S.O. 3570 ( E ) dated 02 September 2021 Published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub - section ( ii ) issued number sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highways Act . 1956 ( 48 of 
1956 ) hereinafter referred to as the said Act . ) the Central Government declared its intention to quire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four laning etc. ) , maintenance , 
management and operation of National Highway No. 75E in the Stretch of land Km . 127 + 700 to Km . 165 + 000 ( Sidhi 
Singrauli Section ) in the District of Sidhi in the State of Madhya Pradesh . 


1 


And whereas the substance of the said notification has been published in " The Dainik Bhaskar and Patrika " 
dated the 08 Sep. 2021 under section ( 3 ) section 3A of the said Act . 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by competent 
authority . 


1 


And whereas . In pursuance of sub - section ( a ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Survey 
Number 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose : 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said schedule shall vest 
absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 

SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Km . 127 + 700 to Km . 165 + 000 ( Sidhi - Singrauli Section ) on the National Highway No. 75E in the District . Sidhi 
in the State of Madhya Pradesh . 


2 


424/2/1 


कुल 


Type of Land 


Taluk : Deosar 

Village : Barainiya 


3 


0.347 


Private ( Small 
Land ) 


[ T .. RW / NH / 37014 / 11 / 2011 NHDP - IV A / 3D2 ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


4 


रामपाल लोहार 1/4 
( 8/1/2 ) 


District : SINGRAULI 

Nature of 
Land 


Unirrigated 


5 


Area in 
Hectare 


0.005 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No .: 
6 


Ramnaresh S / o Ramswaroop 1/3 , 
Ramsia S / o Ramswalroop 1/3 , Sunita 
Devi W / o Shankarlal 1/12 , Surendra 
Kesari S / o Shankarlal Gupta 1/12 , 
Pooja Kesari D / o Shankarlal Gupta 
1/12 , Khushboo Kesari D / o Shankarlal 


6 


2 


3 


+ 


5 


6 


7 


425/1/1 


425/1/2 


Village : Dagaa 


103/1/1 


104/1 


107/1 


91/2178 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Private ( Small 
Land ) 


Private ( Small 
Land ) 


Private 


Private 


Private 


Private ( Small 
Land ) 


Unirrigated 


Unirrigated 


Unirrigated 


unirrigated 


unirrigated 


Unirrigated 


0.005 


0.007 


0.04 


0.056 


0.028 


0.024 


Gupta 1/12 

424/2/1 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


Pawan Kumar S / o Bholanath 
kesharwani 

425/1/1 


Vidya W / o Vimal Kumar1 / 6 , Sanskar 
minor S / o Vimal Kumar guardian 
mother Vidya 1/6 , Khushi minor D / o 
Vimal Kumar guardian mother Vidya 
1/6 , Prachi minor D / o Vimal Kumar 
Gupta guardian mother Vidya 1/6 , 
Palak minor D / o Vimal Kumar 
guardian mother Vidya 1/6 , Ananyab 
Minor D / o Vimal Kumar Guardian 
Mother Vidya 1/6 
425/1/2 


Lallu Singh S / o Shivlochan Singh 4/77 
Sonma D / o Shivlochan Singh 22/77 
Lalli Singh D / o Shilochan Singh 22/77 
Dashrath Singh S / o Shivlochan Singh 
23/77 Savitri W / o Rampal Singh 1/77 
Shivam S / o Rampal Singh 1/77 
Shubham S / o Rampal Singh 1/77 
Shivani D / o Rampal Singh 1/77 Sonam 
D / o Rampal Singh 1/77 Suman D / o 
Rampal Singh 1/77 

103/1/1/1/1 


Ramraj Singh S / o Shivlochan Singh 
26/251 Lallu Singh S / o Shivlochan 
Singh 9/251 Dashrath Singh S / o 
Shivlochan Singh 9/251 Sonma D / o 
Shivlochan Singh 36/251 Lalli D / o 
Shivlochan Singh 36/251 Kaushilya 
Devi W / o Shivlochan Singh 35/251 
Shravan Kumar S / o Jairamdas Gupta 
| 40/251 Parvati Devi D / o Jairamdas 
40/251 Manjul Rajak W / o Sunil 
Kumar Rajak 20/251 

104/1 


Ramraj Singh 1/7 Lallu / Singh 1/7 
Dashrath Singh 1/7 Sonma 1/7 Lalli 1/7 
S / o Shivlochan Singh Kaushily1 Devi 
W / o Shivlochan Singh 1/7 Savitri W / o 
Rampal Singh 1/42 Shivam 1/42 
Shubham 1/42 Shivani 1/42 Sonam 
1/42 Suman 1/42 D / o Rampal Singh 
107/1 


Ramraj Singh 1/7 Lallul Singh 1/7 
Dashrath Singh 1/7 Sonma 1/42 Lallij 
1/7 S / o Shivlochan Singh Kaushilya1 
Devi W / o Shivlochan Singh 1/7 Savitri 
W / o Rampal Singh 1/42 Shivam 1/42 
Shubham 1/42 Shivani 1/42 Sonam 1/7 
Suman 1/42 S / o Rampal Singh 
91/2178/1 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


8 


9 


10 


11 


13 


15 


93/1/1/2 


16 


93/1/4/2 


12 606 


17 


93/1/4/3 


100/1/2 


14 606 


Village : Jiyawan 


606 


156 


Village : Sajhar 


Private ( Small 
Land ) 


7 


Private ( Small 
Land ) 


8/1/2 


Private ( Small 

Land ) 


Private ( Small 
Land ) 


Village : Kohrakhoh 


Private 


Private 


Private 


Private ( Small 
Land ) 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Unirrigated 


Unirrigated 


Unirrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Irrigated 


Non 
Agriculture 


Unirrigated 


Irrigated 


TOTAL 


0.008 


0.004 


0.004 


0.005 


0.048 


0.023 


0.023 


0.004 


0.011 


0.052 


0.347 


Meera Devi W / o Banwari Lal Gupta 
93/1/1/2 


Suryanarayan S / o Banwarilal Gupta 
93/1/4/2 


Satya Narayan S / o Banwarilal Gupta 
93/1/4/3 


Prashant Kumar S / o Chandra Maul 

Pandey 

100/1/2 


Krisna Keshavaram S / o Ramsumanram 
1/4 Brijanandan Prasad S / o 

Harigovinhar 1 / 4Brijkishore S / o 
Harigovindra 1/4 Parvati W / o 
Harigovindab 1/4 
606/2 


Phulbantia W / o Biharilal Kevat 1/18 
Suryalal son Dadila Kevat 1/3 Mu . 
Ramkaliya W.o Dadila 1/3 Arjun S / o 
Biharilal Kevat 1/18 Ramesh S / o Bihari 
Lal Kevat 1/18 Dinesh S / o Bihari Lal 
Kevat 1/18 Shankar S / o Bihari Lal 
Kevat 1 / 18 Brijmohan S / o Bihari Lal 
Kewat 1/18 

606/4 


Biharidas Narayandas Bhagwandas 
Gopaldas Jagdish Prasad Rakesh 
Kumar S / o Baldev Gupta 
606/7 


Anamika W / o Gyanendra Singh 
156/2 


7 


Mohan Lal S / o Chhotakau Lohar 
7 


Mu .. Keshmati W / o Rampal 1/4 , Pooja 
Minor Guardian S / o Gulab Guardian 
Nani Keshmati W / o Rampal Lohar 
1/12 Rakesh Minor S / o Gulab Guardian 
Nani Keshmati W / o Rampal 1/12 
Manish Minor S / o Gulab Guardian 
Nani Keshmati W / o Rampal 1/12 
Sanjay Kumar S / o Rampal Lohar 1/4 , 
Satchidanand S / o Rampal Lohar 1/4 
8/1/2 


[ F. No .: RW / NH / 37014 / 11 / 2011 NHDP - IV A / 3D2 ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 

SURENDER 
MAHADASAM 


Digitally signed by SURENDER 
MAHADASAM 
Date : 2021.10.30 12:12:10 + 05'30 ' 


